-- 


PARTI ] 


HARYANA GOVT. GAZ ., JULY 12 , 2011 (ASAR . 21 , 1933 SAKA ) 


825 


- 


। 


राज्य निर्वाचन आयोग 
निर्वाचन सदन, प्लाट नं ० 2, सेक्टर 17, पंचकूला । 

दिनांक 5 जुलाई, 2011 
संख्या एस० ई० सी o/2 ई0-11/2011/1631. - यह कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 161(4) का अनुसरण करते हुए 
श्री प्रेम सुपुत्र श्री गणपत राम, पंच वार्ड नं ० 2, ग्राम पंचायत,हिजरांवाखुर्द, खण्ड फतेहाबाद , जिला फतेहाबाद का नाम पंच पद के लिए आयोग 
की अधिसूचना क्रमांक एस ०ई० सी०/ ई0-11/2010/5385 , दिनांक 6 जुलाई, 2010 के तहत अधिसूचित किया गया था । 

2. यह कि उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), फतेहाबाद ने अपने पत्र क्रमांक 291/पी ०ए०/पंचायत, दिनांक 
19 फरवरी, 2011 द्वारा अनुरोध किया है कि ग्राम पंचायत हिजरांवाखुर्द के वार्ड नं0 2 की सूची में प्रेम पुत्र गणपत का नाम डिनोटिफाई करके 
श्री प्रेमचन्द पुत्र श्री बागचन्द का नाम अधिसूचित किया जाए क्योंकि श्री प्रेम पंच पुत्र श्री बाग चन्द द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में सिविल याचिका 
नं ० 22477/2010 दायर की गई थी जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नानुसार आदेश पारित कियेहैं : 

" Asprayed , the present writ petiton is hereby dismissed as withdrawn with the observation that in case the 
petitioner files an election petiton within a period of 10 days from today, the same shall be decided by the 
appropriate authority within a period of two monthsthereafter." 

3. तदन्तर आयोग द्वारा अपने पत्र दिनांक 30 मार्च, 2011 द्वारा उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), फतेहाबाद को 
आयोग को सूचित करने के निर्देश दिए गए थे कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15 फरवरी, 2011 के विरुद्ध सक्षम न्यायालय 
में निश्चित अवधि में अपील तो दायर नहीं की गई है । जिसके संदर्भ में उपायुक्त एवं जिलानिर्वाचन अधिकारी (पंचायत), फतेहाबाद ने अपने पत्र 
दिनांक 13 जून , 2011 द्वारा सूचित किया है कि आदेश दिनांक 15 फरवरी, 2011 के विरुद्ध कोई अपील दायर नहीं की गई है और न ही उनके 
कार्यालय को इस सम्बन्ध में कोई स्थगन आदेश प्राप्त हुए हैं । 

4. अत: उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत ), फतेहाबाद की उपरोक्त सिफारिश अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा 
एतद् द्वारा श्री प्रेम पुत्र श्री गणपत राम, पंच वार्ड संख्या 2, ग्राम पंचायत हिजरावांखुर्द, खण्ड फतेहाबाद , जिला फतेहाबाद का नाम आयोग की 
अधिसूचना क्रमांक एस० ई० सी०/ईo-11/ 2010/5385, दिनांक 6 जुलाई, 2010 से आलोपित करते हुए उनके स्थान पर श्री प्रेमचन्द पुत्र श्री बागचन्द 
का नाम अधिसूचित करता है । 


" 


आदेश द्वारा, 


सचिव, 


पंचकूला : 
30 जून , 2011 


राज्य निर्वाचन आयोग . हरियाणा। 


. 


। 


48723 - C.S. - H.G.P., Chd . 


- 


: 


